रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


HTRIAN LUR 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 5, 2001 / कार्तिक 14, 1923 
NEW DELHI , MONDAY, NOVEMBER5, 2001/ KARTIKA 14, 1923 


msamaAMAR 


सं . 297 ] 
No. 297] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

_ ( वाणिज्यविभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

मई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2001 

संख्या 47 ( आरई- 2001 ) / 1997 -- 2002 
फा . सं. 01 / 91 / 180 / 629 / एएम 02 / पीसी - 3. - समय - समय पर यथा संशोधित निर्यात और आयात मदों 
के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण, 1997 -- 2002 ( 31 -8 - 1998 तक किए संशोधन शामिल ) नामक पुस्तक की 
अनुसूची - 2 के परिशिष्ट - 1 की क्रम सं. 33 और अनुसूची - 2 की तालिका ख में आई टी सी ( एच एस ) कोड सं . 3301 
की प्रविष्टि की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें चन्दन के तेल के निर्यात हेतु शर्तों का वर्णन किया गया है । 

समय - समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति , 1997 - 2002 
( 31. 3. 2001 तक किए गए संशोधन शामिल) के पैरा 4. 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2001- 2002 हेतु 
चन्दन की लकड़ी के तेल के निर्यात के लिए मात्रात्मक सीमा और इस संबंध में अपनाई 
जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं : 


(1) 


वित्तीय वर्ष 2001 - 2002 के लिए निर्यात हेतु अनुमति दिए जाने वाले चन्दन की 
लकड़ी के तेल की समग्र सीमा , निर्यातकों की श्रेणियों को आबंटन के साथ 
13 मी . टन होगी जो इस प्रकार है: 


( क ) तमिलनाडु वन वृक्षारोपण कारपोरेशन लिमिटेड जो तमिलनाडु सरकार का 
एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ( टी ए एफ सी ओ एन ) निर्यात हेतु चन्दन 
की लकड़ी के तेल की 3 मी . टन की मात्रा निर्धारित की गई है । 


( ख ) उन अन्य निजी निर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु चन्दन की लकड़ी के तेल की 
10 मी . टन की मात्रा निर्धारित की गई है जो सरकारी निलामी के माध्यम से 
माल खरीदते हैं । 


3458 GI/2001 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART 


- Sec. 1 ] 


- 


+ 


राज्य वन विभाग से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त चन्दन की लकड़ी के 2 वर्गों नामतः 
संदलवुड रुट क्लास और आइनचिल्टा क्लास से आसवित चन्दन का तेल को 
ही केवल,निर्यात हेतु अनुमति होगी । 


3. महानिदेशक, विदेश व्यापार , नई दिल्ली उपर्युक्त निर्यात हेतु निम्नलिखित 
प्रक्रिया निर्धारित करते हैं : 


(1) महानिदेशक , विदेश व्यापार चन्दन की लकड़ी के तेल के निर्यात हेतु पात्र 
निर्यातकों को प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे । 
( 2 ) प्रत्याशित निर्यातक को प्रक्रिया पुस्तक , 1997 - 2002 के परिशिष्ट - 1क के 
साथ परिशिष्ट 18क में दिए गए प्रपत्र में विदेश व्यापार महानिदेशालय 
(मुख्यालय ) उद्योग भवन, नई दिल्ली इस सार्वजनिक सूचना के जारी करने की 
तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा । 


( 3) 


आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे : 


( क ) विदेशी खरीददार से वैध निर्यात आदेश/ अपरिवर्तनीय साखपत्र की एक प्रति , 


( ख ) निर्यातक को संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी वैध 
खरीद प्रमाणपत्र ( त्रों ) की प्रति प्रस्तुत करनो होगी जिनमें इस सार्वजनिक सूचना 
के अनुलग्नक -1 में यथानिर्धारित फार्मेट में निर्यातक के पास चन्दन की लकड़ी 
का रुट क्लास / आइनचिल्टा क्लास की खरीद और उपलब्धता दर्शाई गई हो । 


___ चन्दन के तेल के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु निर्धारित अवधि 

के भीतर प्राप्त आवेदनों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय से परामर्श करके गुण 
दोष के आधार पर विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात सुविधा समिति द्वारा 
विचार किया जाएगा और यह उन अन्य शर्तों के अधीन होगा जिसका उल्लेख 
किया गया है । प्रमाणित निर्यात आदेश / अपरिवर्तनीय साखपत्र में उल्लिखित 
निर्यात की मद पर प्राधिकार- पत्र जारी करते समय ध्यान दिया जाएगा । 


चन्दन के तेल के निर्यात के लिए पात्र निर्यातकों को प्राधिकार पत्र विदेश 
व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय ) द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब निर्यातक 
दिल्ली/ मुम्बई / कलकत्ता और चेन्नई के मामले में क्षेत्रीय उप निदेशक ( वन्य 
जीवन) या संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों के वन उपसंरक्षक से स्टॉक का वास्तविक 
जांच का प्रमाण- पत्र प्राप्त कर लेता है | 


प्राधिकार पत्र जारी करते समय निर्यातकों को वैध खरीद प्रमाणपत्र जो चन्दन 
की लकड़ी का रुट/ आइनचिन्टा क्लास के हर मामले में पूर्ण हो , विदेश व्यापार 
महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को इस आशय के पृष्ठांकन के लिए 
प्रस्तुत करना होगा. कि उक्त वैध खरीद प्रमाणपत्र/ मूल के प्रमाणपत्र के मद्दे 
उक्त प्राधिकार पत्र में यथाविनिर्दिष्ट चन्दन के तेल की मात्रा के निर्यात के लिए 
प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया है । 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ऐसे जारी प्राधिकार पत्र के मद्दे चन्दन के तेल का निर्यात प्राधिकार पत्र जारी 
करने की तारीख से 6 माह के भीतर पूरा करना होगा । 


4 . 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एन . एल. लखनपाल , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


अनुलग्नक - I 


विधिक खरीद प्रमाणपत्र का फार्मेट 


संख्या 


दिनांक 


वन विभाग के सरकारी चन्दन की लकड़ी के विभिन्न डिपुओं में आयोजित निलामी 
बिक्रय में चन्दन की लकड़ी की निम्नलिखित मात्रा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है 
मैसर्स . 

.......... को बेची गई/ सपुर्द की गई : 


निलामी/ पुष्टि की सफल 
ब्रिकी तारीख बोली 
की 

लगाने 
तारीख 

वाले/ 
खरीददार 

का नाम 
1 2 3 


डिपो का सेल में चन्दन चन्दन पारगमन | परिवहन 
नाम वसूल की 

पास/ का स्थान 
की गई | लकड़ी लकड़ी परमिट 
राशि की श्रेणी की मात्रा सं0 और 

टनों में 

| तारीख 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART I- Sec. 1) 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 5th November, 2001 

No . 47 (RE- 2001)/ 1997 — 2002 
F.No. 01/91/ 180 /629 /AM 02 /PC- III. - Attention is invited to the entry at ITC (HS) Code No. 3301 
in Table B of Schedule 2 and S.No. 33 of Appendix I to Schedule 2 of the Book Titled TTC (HS) Classifications 
ofExport and Import Items, 1997– 2002 (incorporating amendments made upto 31- 8 - 1998 ) and as amended 
from time to time prescribing the conditions for export of sandalwood oil , 


2 . In exercise of the powers conferred under Paragraph 4 . 11 of the Export and 
Import Policy , 1997 - 2002 , incorporating amendments made upto 31. 3 . 2001) and 
as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby 
allocates the quantitative ceiling for the export of Sandalwood Oil for the financial 
year 2001- 2002 and prescribes the procedure to be followed in this regard as 
follows: 


(i) The overall ceiling of Sandalwood Oil to be permitted for export for the 
financial year 2001- 2002 shall be 13 MT with allocation to categories of exporters 
as under: 


(a ) A quantity of 3 MT of Sandalwood Oil is earmarked for export by 

Tamilnadu Forest Plantation Corporation Ltd ., Tamilnadu , a P $ U of 
Government of Tamilnadu (TAFCON ). 


(b ) A quantity of 10 MT of Sandalwood Oil is earmarked for export by private 

exporters out of the material purchased through Government auctions. 


(ü ) Only the Sandalwood Oil distilled from two classes of Sandalwood viz. 
Sandalwood Root Class and Ainchilta Class procured directly from the State Forest 
Department shall be permitted for exports. 


3 . The Director General of Foreign Trade, New Delhi further prescribes 
following procedures for aforesaid export: 


(i) The Director General of Foreign Trade shall issue authorisation to eligible 
exporters for export of sandalwood oil. 


( ii ) Prospective exporters shall submit their application in the form given in 
Appendix 18 A alongwith Appendix 1 A of the Handbook of Procedures, 1997 
2002 within thirty days (30 days) from the date of issue of this Public Notice to the 
DGFT (Headquarters Office ), Udyog Bhavani, New Delhi. 


( MTI- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i ) 


The application shall be accompanied by the following documents: 


(a) A copy of the valid export order /irrevocable Letter of Credit from the 

foreign buyer; 


(6 ) Exporters should submit copy of Legal Procurement Certificate(s) 

issued by the Principal Chief Conservator of Forests of the concerned 
State showing the procurement and availability of Sandalwood Root 
Class/ Ainchilta Class with the exporter in the format as prescribed at 
Annexure I to this Public Notice . 


(iv ) Application received within the stipulated period would be considered by 
the Export Facilitation Committee of DGFT on merit in consultation with 
Ministry of Environment & Forests for issue of authorisation for export of 
Sandalwood Oil and shall be subject to any other condition that may be 
stipulated . The export price indicated in the confirmed Export Order/ irrevocable 
Letter of Credit shall be one of the factors to be taken into consideration for 
issue of authorisation , 


(v ) The authorisation to the eligible exporters for export of Sandalwood Oil 
shall be issued by the Headquarter Office of DGFT only after the exporter 
produces the Certificate of Physical Verification of Stocks from the Regional 
Deputy Director (Wildlife ) in case of Delhi Mumbai Kolkata and Chennai or 
Deputy .Conservator of Forests of the concerned Territorial Division 


( vi) At the time of issue of authorisation, the exporters shall produce the Original 
Legal Procurement Certificate complete in all respects of Sandalwood 
Root/ Ainchilta Class to D .G . F . T ., Udyog Bhavan , New Delhi for an 
endorsement to the effects that against the said Legal Procurement 
Certificate (s ) Certificate (s ) of Origin , an authorisation for export of the 
quantity of Sandalwood Oil as specified on the said authorisation has been 
issued . 


( vii ) Export of Sandalwood Oil against the authorisation so issued shall be 

completed within six months from the date of issue of authorisation 


4 . 


This issues in public interest. 


NL. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART |- - Sec. 1 ] 


hin 


ANNEXUREI 


FORMAT OF LEGAL PROCUREMENT CERTIFICATE 


NO . 


DATE : 


The following quantities of Sandalwood were sold /delivered to M /s 

in the auction sales held at 
different Government 

Sandalwood Depots of 


Forest Department as detailed below : 


Class 


Tof 


Date of Date 
auction of 
Sale confir 

mation 


Name of Name of Amount 
success - Depot realised 
full 

in sale 
bidder/ 
purchaser 


Sandal 
wood 


Quanti Transit Place 
ty of Pass of 
Sandal permit Trans 
wood No. & port . 

Date 
tonnes 


ū2 3 4 5 


PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS 


Printed by the Managor, Govt. of India Pron , Ring Road , Mayapurl, Now Dolhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications , Delhi-110054 


